रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड I 


PART I — Section I 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 141 ] 

नई दिल्ली , सोमवार, अप्रैल 23 , 2018 / वैशाख 3 , 1940 
No. 141 ] NEW DELHI, MONDAY , APRIL 23, 2018 /VAISAKHA 3, 1940 

वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 अप्रैल , 2018 
फा .सं . 13/ 20/ 2014- एनएस. — एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य 
विभाग ) की दिनांक 18 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा . का .नि . 322( अ) में घोषित वरिष्ठ नागरिक कल्याण 
निधि के अंतर्गत जमा कराई गई जमा राशियों पर 1 अप्रैल , 2016 से 31 मार्च, 2017 तक 7.21 % ( सात दशमलव 
दो एक प्रतिशत ) ब्याज मिलेगा । यह दर 1 अप्रैल , 2016 से लागू होगी । 

प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th April, 2018 
F . No. 13/ 20 /2014 -NS. — It is hereby notified that the deposits made under the Senior Citizens Welfare Fund , 
announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs ) Notification No. G . S .R . 322 ( E ) dated 18th 
March , 2016 , shall with effect from 1st April, 2016 to 31st March , 2017 , bear interest at 7 .21 % (Seven point two one 
percent). This rate will be in force with effect from 1st April, 2016 . 


PRASHANT GOYAL , Jt. Secy . 


2339 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 अप्रैल , 2018 


फा .सं . 13/ 20/ 2014- एनएस . - एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य 
विभाग) की दिनांक 18 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 322 ( अ ) में घोषित वरिष्ठ नागरिक कल्याण 
निधि के अंतर्गत जमा कराई गई जमा राशियों पर 1 अप्रैल , 2017 से 31 मार्च, 2018 तक 6.98 % ( छह दशमलव 
नौ आठ प्रतिशत ) ब्याज मिलेगा। यह दर 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगी । 

प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th April, 2018 
F . No. 13/ 20 /2014 -NS . — It is hereby notified that the deposits made under the Senior 
Citizens Welfare Fund , announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) 
Notification No. G. S . R. 322 ( E ) dated 18th March, 2016, shall with effect from 1st April , 2017 to 31st 
March , 2018 , bear interest at 6 . 98 % (Six point nine eight percent). This rate will be in force with 
effect from 1st April, 2017 . 


PRASHANT GOYAL, Jt. Secy . 


RAKES 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2018.04.27 19:42:12 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publicaoiktions, Delhi- 110054. 


